D 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 चैत्र , 1940 ( श०) 
2 अप्रैल , 2018 ( ई० ) 


संख्या- 333 राँची, सोमवार, 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
6 मार्च, 2018 ई० 


संख्या- 16 /नि०-07/ 2017- 1317-- झारखण्ड पुलिस अंतर्गत विभिन्न नियुक्ति नियमावलियों में 
प्रावधानित चिकित्सीय परीक्षण में " Apex Medical Board " का गठन किया गया था । स्वास्थ्य , 
चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राची के परामर्श के आलोक में सम्यक 
विचारोपरांत अधिसूचना सं०- 6004 , दिनांक 8 नवम्बर , 2017 की कंडिका - 05 में निहित प्रावधान को 
विलोपित करते हुए निम्नलिखित प्रावधान किया जाता है: 

“कंडिका-05 , अधिसूचना सं०- 6992 , दिनांक 20 अक्टूबर , 2014 , अधिसूचना सं०- 1642 , 
दिनांक 17 मार्च, 2016 , अधिसूचना सं०-1262, दिनांक 8 मार्च, 2016, अधिसूचना सं०-3875 , दिनांक 
14 जुलाई , 2016 , अधिसूचना सं०- 1641, दिनांक 17 मार्च, 2016, अधिसूचना सं०-3453, दिनांक 


____ 2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 2 अप्रैल , 2018 
14 जून , 2016 एवं अधिसूचना सं०-3796, दिनांक 12 जुलाई, 2017 में प्रावधानित लिखित एवं 
शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का चिकित्सीय परीक्षकण जिला के असैनिक शल्य 
चिकित्सक - सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता में अथवा उनके द्वारा गठित चिकित्सा 
पर्षद द्वारा किया जायेगा | उक्त चिकित्सा पर्षद द्वारा दिये गये निर्णय के विरूद्ध अपील के लिए 
"Apex Medical Board " अधीक्षक , राजेन्द्र आर्युविज्ञान संस्थान, राची की अध्यक्षता में गठित राज्य 
स्तरीय चिकित्सा पर्ष, झारखण्ड, राची होगा । चिकित्सीय परीक्षण के संबंध में "Apex Medical Board " 
का निर्णय अंतिम होगा । " 


2. उपरोक्त सभी अधिसूचनाए इस हद तक संशाधित होंगे । 


3. यह अधिसूचना निर्गत तिथि से लागू होगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


तदाशा मिश्र , 
सरकार के विशेष सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 333 -- 50 


